निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 भाद्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 982) पटना , सोमवार , 26 अगस्त 2019 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

21 मई 2019 
सं० 22 / नि०सि० (बिहा0) - 28 - 09 / 2018 / 1034 — विभागीय अधिसूचना सं0 - 3564 दिनांक 30.06.2016 
द्वारा श्री रामप्रेवश पासवान , तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल - 2, उदेरास्थान संप्रति निलंबित 
को स्थानान्तरित करते हुए अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल, सिउरीघाट के पद पर पदस्थापन हेतु 
आदेश निर्गत किया गया । पुनः विभागीय पत्रांक - 3891 दिनांक 15. 10. 2018 द्वारा उन्हें विरमित करने का आदेश दिया 
गया लेकिन स्पष्ट निदेश के बावजूद श्री अरविन्द कुमार (ID -3882), कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल , उदेरास्थान 
द्वारा श्री पासवान को निर्धारित तिथि तक नवपदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण करने हेतु विरमित नहीं किया गया । 

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक - 4222 दिनांक 16. 11. 2018 द्वारा श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता 
से स्पष्टीकरण की माँग की गयी लेकिन उनके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया । 

इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरांत स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने एवं विभागीय आदेश की अवहेलना के लिए 
अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 
2005 के नियम - 14( 1 ) के तहत "निन्दन (वर्ष 2018 - 19 ) " का दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गया है । 

अनुशासनिक प्राधिकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री अरविन्द कुमार (ID - 3882 ), कार्यपालक अभियंता, 
सिंचाई प्रमंडल , उदेरास्थान के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के 
नियम - 14( 1) के तहत निम्न दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है: 
"निन्दन ( वर्ष 2018 - 19) " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो० रसूल मियाँ, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 982 - 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


